760 


HARYANA GOVT GAZ., JUNE 5, 1979 (UYST . 15, 1901 SAKA) 


( PART I 


राजस्व 


विभाग 


युद्ध जागीर 


दिनांक 24 मई , 1979 
क्रमांक 861 ज- (II ) -79/22778.-- श्री मलखान सिंह, पुत्र श्री उदे सिंह, गांव बहलपा, तहसील व जिला 
गुड़गावां की दिनांक 3 फरवरी, 1978 को हुई मृत्यु के परिणामस्वरूप हरियाणा के राज्यपाल, पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम , 
1948 ( जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है ) की धारा 4 एवं 
2(ए ) (i ) तथा 3( 1)(ए )(i) के अधीन प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री मलखान सिंह को मुब्लिग 200 रुपये 
वार्षिक की जागीर जो उसे हरियाणा सरकार की अधिसूचना क्रमांक 268-ज ( II ) -69/8494 , दिनांक 21 अप्रैल , 1969 
द्वारा मंजूर की गई थी , अब उसकी विधवा श्रीमती सुभद्रा देवी के नाम खरीफ, 1978 से 200 रुपये वार्षिक की दर से सनद 
म दी गई शों के अन्तर्गत सहर्ष प्रदान करते हैं । 


दिनांक 25 मई , 1979 


क्रमांक 860 -ज ( II ) -79/ 22874. ~-पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम , 1948 ( जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में 
अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है ) की धारा 2( ए ) ( 1ए ) तथा 3 ( 1ए ) के अनुसार सौंपे गये अधिकारों 
का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल श्री फकीरा सिंह, पुत्र श्री लेख राम , गांव कुरथला , तहसील नूह, जिला गुड़गावां 
को रबी, 1974 से 150 रुपये वार्षिक कीमत वाली युद्ध जागीर सनद में दी गई शतों के अनुसार सहर्ष प्रदान करते हैं । 

क्रमांक 785 -ज (I )-79/22878.--पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 ( जैसा कि उसे हरियाणा राज्य 
में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है ) की धारा 2 ( ए ) ( 1ए ) तथा 3( 1ए ) के अनुसार सौंपे गए अधिकारों 
का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल श्रीमती सुरजी देवी, विधवा श्री मुख राम, गांव चिराहड़ा, तहसील रिवाड़ी, जिला 
महेन्द्रगढ़ को रबी , 1966 से रबी , 1970 तक 100 रु ० वार्षिक तथा खरीफ, 1970 से 150 रु ० वार्षिक कीमत वाली 
युद्ध जायार द में दी गई शतों के अनुसार सहर्ष प्रदान करते हैं । 


दिनांक 29 मई , 1979 
क्रमांक 868 -ज ( II) -79/23323.-- पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम , 1948 (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य 
में अपनाया गया है और उसे में आज तक संशोधन किया गया है ) की धारा 2(ए ) (1 ) तथा 3 ( 1 )( ए ) के अनुसार 

सोपे 

गए 
अधिकारों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल श्री हरनारायण , पुत्र श्री शोभत राम, गांव अम्बोली , तहसील झज्जर , 
जिला रोहतक , को रबी, 1976 से 150 रुपये वार्षिक कोनत बालो युद्ध जागीर सनद में दी गई शर्तों के अनुसार सहर्ष 
प्रदान करते हैं । 

एस . के . प्रभाकर , 
अवर सचित्र , हरियाणा सरकार , 

राजस्व विभाग । 
LABOUR DEPARTMENT 


The 18th May , 1979 


No. 12( 430 ) -78-3Lab.-- In exercise of the provisions of section 27 of the Minimum 
Wages Act, 1948 ( Central Act II of 1948), the Governor of Haryana hereby gives notice of his 
intention to include the following employment in Part- 1 of the Schedule appended to the said Act 
for the purposes of fixing of minimum rates of wages for the workers employed therein and to 
invitc objections and suggestions from the persons likely to be affected thereby . 

Notice is hereby given that the proposal referred to above will be taken into consideration 
after the expiry of a period of three months from the date of publication of this notification in 
the Official Gazette . Objections or suggestions, if any , to the said proposal should be submitted to 
the Labour Commissioner , Haryana, Chandigarh , before the expiry of the period so specified , 


DRAFT AMENDMENT 


In the Minimum Wages Act , 1948 , in the Schedule , in Part-) , the following employment 
sh all te added at the erd : namely : 

" 40. Employment in Private Coaching classes, schools, including Nursery schools and 

technical institutions," 


